रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


EANINR 


HINTATE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , सितम्बर 20 , 2016 / भाद्र 29 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 20 , 2016 /BHADRA 29 , 1938 


सं . 655 ] 
No. 655 ] 


पोत परिवहन मंत्रालय 
(पीएचआरडी डिवीजन) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016 
सा . का.नि . 893(अ). — महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6) के साथ पठित उपधारा (1) के 
खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा श्री बी . पोयामोझी, विकास सलाहकार (पत्तन ) जिनको भारत 
सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा . का. नि संख्या 107( अ) दिनांक 27.01.2016 के द्वारा व. उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी 
बोर्ड पर नियुक्त किया गया था के स्थान पर श्री प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव ( पत्तन), पोत परिवहन मंत्रालय को दिनांक 31.03. 2017 तक 
व. उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है । 
2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी । 

[ फा . सं. एलबी - 11013 / 4 / 2015 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PHRD DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th September, 2016 
G .S . R . 893 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section ( 1) read with sub -section (6 ) 
of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Pravir 
Krishna, Joint Secretary (Ports ),Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the V . O . Chidambaranar 
Port Trust for the period up to 31.03 . 2017 in place of Shri B . Poiyamozhi, Development Advisor (Ports ) who was 
appointed vide Government of India , Ministry of Shipping s Notification G .S . R . No. 107 ( E ) dated 27th January, 2016 on 
the Board of Trustees of the V . O . Chidambaranar Port Trust . 
2 . The said appointment shall come into force with immediate effect. 

[ F. No. LB-11013/ 4/2015 - L ] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


4498 GI/ 2016 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

HARINDRA 

Digitally signed by 

HARINDRA KUMAR 
KUMAR 

Date: 2016. 09. 21 14:32:02 


+ 05 30 


